रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiltd a= Vistqa 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246605 
CG-DL-E-16062023-246605 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 2519] नई दिल्‍ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945 
No. 2519] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/JYAISHTHA 25, 1945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 14 जून, 2023 


का.आ. 2632(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5643 तारीख 02/12/2022, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 1, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के चतरा जिले में 
भारतमाला परियोजना चरण 1 (लाट 9 पैकेज-3) के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 4/6 लेन (ग्रीनफील्ड) WHT 
कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य) पीआईयू रामगढ़ के अंतर्गत 
कि.मी. 184.400 से 314.200 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चैड़ीकरण 4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन 
और परिचालन के उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की 
थी; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09.12.2022" 
को "हिन्दुस्तान" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है; 


3805 GI/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
अनुसूची 


झारखंड राज्य के चतरा जिले में ग्रीनफ़ील्ड हाईवे के कि.मी. 184.400 से कि.मी. 314.200 (कलक्टरेट ऑफिस चतरा) 
के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना सहित विवरण। 


राज्य का नाम: झारखंड जिले का नाम: चतरा 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या (स्थानीय इकाई)5 (हेक्टेयर)6 


तालुक का नाम: हंटरगंज 
गांव का नाम: कुरिद 


सरकारी (गैरमजरुआ |जिंगल ATT 0.7895]|गिरमजुरवा खास 
खास) 
निजी (रैयती) टाँड-॥ 0.0574261[|अशोक यादव वो बसंत 
यादव पिता लोकनाथ 
यादव बैगरह 
निजी (रैयती) टॉड-॥ 0.3971267|मनोज यादव पिता 
दिवनंदन यादव वैगरह 
निजी (रैयती) टॉड-॥॥ 0.3813031[निरेश यादव पिता 
दिवनंदन यादव वैगरह 
निजी (रैयती) टॉड-॥ 0.2182|कुलदीप यादव पिता 
मुंशी यादव वैगरह 


35 निजी (रैयती) टॉड-॥॥ 0.3312019|शिवकुमार यादव 
वैगरह पिता रमेश 
यादव बैगरह प्रेम 
यादव बैगरह पिता 
प्रसाद यादव वैगरह 

निजी (रैयती) टॉड-॥ 0.1956698 अर्जुन यादव पिता 
विश्वताथ यादव वैगरह 
निजी (रैयती) टॉड-॥ 0.03601789ब्रह्देव यादव पिता 
किदार यादव वैगरह 
az सरकारी (गैरमजरुआ |परती पीण्ड 0.0279239|गिरमजुरवा खास 
खास) 


निजी (रैयती) टॉड-॥॥ 0.022501राजकुमार यादव 
वैगरह पिता लीला 
यादव बैगरह 


11 49 रैयती) टॉड-॥ 0.1345204 राजकुमार यादव 
वैगरह पिता लीला 
यादव बैगरह 


aT U—ate 361) भारत का राजपत्र : असाधारण 


सरकारी (गैरमजरुआ |परती कदीम 0.081991 1|गिरमजुरवा खास 
खास) 
कुल योग 


कुल योग 2.673381 


[फा. 4. NHAI/PD/PIU-HZB/Expressway/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th June, 2023 


S.O. 2632(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 5643 Dated:02/12/2022 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/Six- laning etc.), maintenance, management and 
operation 4/6 lane (Green Field) access control expressway from Varanasi to Kolkata in the state of Uttar Pradesh, 
Bihar, Jharkhand and West Bengal under Bharatmala Pariyojana Phase-II (lot-9 package-3) Under PIU Ramgarh in 
the stretch of land from Km. 184.200 to Km. 314.200 in the district of CHATRA in the state of JHARKHAND; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “Times of India” 
both dated 09.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway 
in the stretch of land from Km. 184.400 to Km. 314.200 (Collectorate office chatra) in the district of CHATRA 
in the state of JHARKHAND. 


State: JHARKHAND District: CHATRA 


Survey/Plot Type of Land ||Nature of Land Name of Land 
Owner/Interested 
Person 


Taluk: Hunterganj 
Village: Kurid 


Government (Gair |Jungle Jhari 0.7895)|Gairmajurwa Khas 

Majarua Khas) 

Private (Raiyati) |/Tand-II 0.0574261||Ashok Yadav wo 
Basant Yadav S/o 
Loknath Yadav 
&Others 

Private (Raiyati) |/Tand-II 0.3971267]|Manoj Yadav S/o 
Devnandan Yadav 
&Others 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


32 Private (Raiyati) |/Tand-II 0.381303 1}/Naresh Yadav S/o 
Devnandan Yadav 
&Others 

34 Private (Raiyati) |/Tand-II 0.2182)|Kuldeep Yadav S/o 
Munshi Yadav 
&Others 


| 

| | 35 Private (Raiyati) |/Tand-III 0.3312019||Shivkumar Yadav 
&Others S/o Ramesh 
Yadav &Others Prem 
Yadav & Others S/o 
Prasad Yadav &Others 


36 Private (Raiyati) |/Tand-II 0.1956698}/Arjun Yadav S/o 
Vishwwanath Yadav 
& Others 
= 37 Private (Raiyati) |/Tand-III 0.0360178}|/Brhamdev Yadav S/o 
Kedar Yadav &Othres 
P| 38 Government (Gair ||Parti Pind 0.0279239}|Gairmajurwa Khas 
Majarua Khas) 
10 39 Private (Raiyati) |/Tand III 0.022501)|Rajkumar Yadav 
&Others S/o Lila 
Yadav &Others 
11 49 Private (Raiyati) |/Tand-II 0.1345204//Rajkumar Yadav 
&Others S/o Lila 
Yadav &Others 
12 50 Government (Gair ||Parti Kadim 0.081991 1}|Gairmajurwa Khas 
Majarua Khas) 
Total 


Total 2.673381 


[F. No. NHAI/PD/PIU-HZB/Expressway/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-11006 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOSKUMAR 7 ss 


